रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGISTERED NO . DL - 33004 / 99 


LAM 


P3 


म 


HIT 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Fradia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -secton (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 556] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 8 , 2013 / कार्तिक 17 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8 , 2013 /KARTIKA 17, 1935 


No . 556] 


युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 

( खेल विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 नवम्बर , 2013 
सा . का. नि . 727 ( अ ). — राष्ट्रपति , भारत के संविधान के अनुच्छेद 
299 के खंड ( 1 ) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खंड ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत में 2017 में , फेडरेशन 
इंटरनेशनल डी फुटबाल एसोसिएशन ( फीफा ) अन्डर- 17 विश्व कप 
फुटबाल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बोली लगाने के लिए भारत 
सरकार से आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन ( एआईएफएफ ) द्वारा 
चाही गई प्रत्याभूतियों को निष्पादित तथा अधिप्रभाणित करने के लिए 
भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव , खेल विभाग, युवा कार्यक्रम 
और खेल मंत्रालय , भारत सरकार, को प्राधिकृत करते हैं । 

_ [ सं. 28 - 12/ 2012 - खेल -III ] 
एस. पी . एस . तोमर , अवर सचिव 


MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 

(Department of Sports ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th November, 2013 

G. S. R. 727 ( E ). — Inexercise of the powers conferred 
by clause (2) of article 77 , read with clause (1) of article 299 
of the Constitution of India , the President is pleased to 
authorize Joint Secretary to theGovernment of India in the 
Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports , 
to execute and authenticate the Guarantees , on behalf of 
the Government of India , sought by the All India Football 
Federation (AIFF ) from the Government of India for 
bidding to host the Federation Internationale de Football 
Association ( FIFA ) Under - 17 World Cup Football 
Tournament in India in 2017 . 

[ No. 28- 12/2012- SP-III ] 
S. P. S. TOMAR, Under Secy. 


4684 GI/ 2013 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


